निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 260 ) 


2 चैत्र 1940 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार 23 मार्च 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

16 मार्च 2018 
सं० 21 / त . क . च. आ .-05 / 2017 - 3692 — बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा- 8 
में विहित प्रावधान के आलोक में उक्त अधिनियम की अनुसूची में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के निम्नांकित दो पदों 
को तात्कालिक प्रभाव से शामिल किया जाता है : 

1. तकनीकी सहायक 
2. अनुदेशक 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

डा .रणजीत कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 260 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


